. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 वैशाख, 1940 ( श०) 
15 मई , 2018 (ई०) 


संख्या - 506 


राँची, मंगलवार 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
9 अप्रैल , 2018 


संख्या- 1/पी० -104/ 2016का .- 2377 -- उपायुक्त , गुमला के पद पर पदस्थापित श्री श्रवण साय , 
भा . प्र.से . ( झाः 2002 , संशोधित - झाः 2001) को दिनांक 1 जनवरी, 2018 के प्रभाव से अधिसमय वेतनमान 
में प्रोन्नति दी जाती है । 


2. अधिसमय वेतनमान में प्रोन्नति के उपरान्त उपायुक्त , गुमला के पद को श्री साय के 
उक्त पद पर पदस्थापन अवधि के लिए अधिसमय वेतनमान में उत्क्रमित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 506 -- 50 


